निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 26 


पटना , 


24 आषाढ़ , 1931 ( श ० ) 
बुधवार , 

15 जुलाई, 2009 ( ई0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-8 


या 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग-1 - ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससी o , 

atovo, बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप ० -इन 
एड 0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


9-9 


भाग- 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2009 


भाग-1 

छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली , 

शक्ति , 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2009 
सं ० को ०प्र ० / स्था०-5 / 2008 ( खंड- II)-5777 वि ०(2) — श्री नागेन्द्र चौधरी, बिहार वित्त सेवा , जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं ० 2326 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008( खंड-II) -5778 वि ०(2) — श्री राजेन्द्र सहनी, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 2327 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008 ( खंड-II )-5779 वि ०(2) - श्री नागेश्वर राम, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं ० 2328 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008( खंड-II)-5780 वि ० (2) – श्री शिवशंकर, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा वाणिज्य कर 
विभाग की अधिसूचना सं ० 2329 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी गयी है को 
अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008( खंड-II) -5781 वि ०(2) - श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 2330 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008 ( खंड- II) -5782 वि ०(2) श्री विनोद कुमार झा, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 2331 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008 ( खंड- II) -5783 वि ०(2) श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 2332 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को ० प्र० / स्था०-5 / 2008( खंड-II)-5784 वि ०(2) - श्री कामेश्वर ओझा, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 2333 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र० / स्था०-5 / 2008(खंड-II )-5785 वि०(2) — श्री रिपुंजय झा , बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 2334 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र० / स्था०-5 / 2008( खंड-II)-5786 वि ०(2) —श्री पंकज कुमार, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं ० 2335 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-5 / 2008( खंड- II) -5787 वि ० (2) — श्री रामजी रविदास, बिहार वित्त सेवा, जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं ० 2336 दिनांक 26.06.2009 द्वारा वित्त लेखा सेवा के अंतर्गत पदस्थापन हेतु सौंपी 
गयी है को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धर्मेश्वर 

ठाकुर, उप - सचिव । 


बिहार गजट, 15 जुलाई 2009 


3 


30 जून 2009 
सं ० को ० प्र ० / स्था०–4 / 2008–5788 वि ०(2 ) - श्री प्रेम पुष्प कुमार , बिहार लेखा सेवा , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , विकास भवन , पटना को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकरी, वै० दा ० नि ० कोषांग , वित्त 
विभाग , बिहार पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-4 / 2008-5789 वि ०(2) श्री नन्द किशोर सिंह , बिहार लेखा सेवा, सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन, पटना को अगले आदेश तक सहायक आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार पटना के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें लेखा पदाधिकारी, वै० दा ० नि ० कोषांग, वित्त विभाग में कार्य करने हेतु 
प्राधिकृत किया जाता हैं । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०–4 / 2008–5790- श्री चन्द्रप्रकाश, बिहार लेखा सेवा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर 
को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-4 / 2008-5791 वि ०(2) श्री संजय कुमार-II , बिहार लेखा सेवा, सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, नवादा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-4 / 2008-5792 वि ०(2 ) - श्री सत्यप्रकाश नारायण, बिहार लेखा सेवा, सहायक बजट नियंत्रक , 
वित्त विभाग , बिहार, पटना को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सासाराम( रोहतास) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० को ०प्र ० / स्था०–4 / 2008–5793 वि ०(2) - श्री कृष्ण कुमार, बिहार लेखा सेवा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
सासाराम को अगले आदेश तक सहायक बजट नियंत्रक , वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ०प्र ० / स्था०-4 / 2008–5794 वि ०(2) – श्री कुमार राकेश, बिहार लेखा सेवा, जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, मधुबनी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धर्मेश्वर ठाकुर, उप – सचिव । 


अनु० जाति एवं अनु 0 जनजाति कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2009 
सं0 1 जी / ई0-201 / 09-2274 - अनु० जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में 
प्रतीक्षारत श्री लक्ष्मण प्रसाद , बि 0 प्र0 से 0 का पदस्थापन जिला कल्याण पदा० , अरवल के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के 
लिए किया जाता है । 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापित जिला का नाम 


1 . 


श्री लक्ष्मण प्रसाद 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में 


जिला कल्याण पदा० , अरवल 


होगा । 


2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से 

लागू 
3. संबंधित पदा0 अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार ग्रहण की सूचना तुरंत विभाग को देंगे । 
प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण प्रसाद, उप - सचिव । 


4 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2009 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2009 
सं ० स्था - 02-08 / 2005 – पार्ट - 1039- कृषि विभाग के अधिसूचना संख्या -2395 / कृषि, दिनांक 11.06.2009 द्वारा 
सेवा प्राप्त बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारी, श्री प्रवीण कुमार झा को अपने वेतनमान में उप निदेशक , ईख विकास, पूसा, 
समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय कुमार, अवर सचिव । 


30 जून 2009 
सं ० स्था - 02-08 / 2005 – पार्ट - 1040- श्री मोहन राम, प्रभारी सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार , मुजफ्फरपुर अपने 
कार्यो के अतिरिक्त ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल , बेतिया एवं विशेष ईख पदाधिकारी , गोपालगंज के प्रभार में रहेंगे । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय कुमार , अवर सचिव । 


3 जुलाई 2009 
सं ० स्था - 03-13 / 90-1063 - श्री सुधाकर पाण्डेय, ईख पदाधिकारी को गन्ना उद्योग विभाग संप्रति पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है । श्री पाण्डेय का वेतन आदि का भुगतान संयुक्त ईखायुक्त, बिहार के 
रिक्त पद के विरूद्ध किया जायेगा । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय कुमार, अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 जुलाई 2009 
सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-2516 / वा 0 क 0 - श्री महेन्द्र चौधरी, बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त ( अपील ), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-2517 / वा 0 क 0 - श्री नवनीत नन्दन सहाय , बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), बिहार पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक 
के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
लाल बाबू गुप्ता , अवर सचिव । 


बिहार गजट, 15 जुलाई 2009 


5 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2009 
सं ०1 / रा.स्था .( 3) पद. - 15 / 2008 सह. - 1858 श्री प्रकृति प्रसन्न ओझा, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी. 
कोषांग , बिहार , पटना की सेवा परियोजना से वापस लेते हुए वाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति हेतु इनकी सेवा बिहार राज्य 
सहकारिता बैंक लि 0, पटना को सौंपी जाती है और अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की 
तिथि से प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि 0, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

यह प्रतिनियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या -1011दिनांक 13.04.2006 की कंडिका -3 के तहत संयुक्त निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, स्तर के चिन्हित गैर – सम्वर्गीय कुल पदों के विरुद्ध समायोजित माना जायगा । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद. - 15 / 2008 सह. - 1859 - श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारी बैंक 
लि 0, पटना की सेवा प्रशासनिक कारण से बैंक से वापस लेते हुए अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार 
ग्रहण की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय भागलपुर होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद. - 15 / 2008 सह. - 1860— श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ ( गव्य), 
बिहार, पटना की सेवा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से पदाधिकारियों की कमी के कारण वापस लेते हुए अपने ही वेतनमान 
में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय दरभंगा होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद. -15 / 2008 सह. -1861- श्री सुर्यदेव मेहता, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ(ईख ), बिहार, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुए वाह्य सेवा शत्तों पर समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार , पटना में प्रतिनियुक्ति 
पर सौंपी जाती है और इन्हें अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि से राज्य अनुश्रवण 
पदाधिकारी , समेकित सहकारी विकास परियोजना कोषाग ,बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद. - 15 / 2008 सह . - 1862 -श्री मो . जमाल जावेद आलम, विशेष पदाधिकारी ( उपभोक्ता), 
बिहार , पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से उप निबंधक , सहयोग समितियाँ ( ईख), बिहार, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री आलम संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में 


रहेंगे । 


इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं० 1 / रा. स्था.(3) पद. -15 / 2008 सह. -1863 – श्री नित्यानन्द दास, जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर को 
स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र , पूसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ये जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर का प्रभार प्रबंध निदेशक , समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., समस्तीपुर 
को सौप देंगे । 

इनका मुख्यालय पूसा होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद. - 15 / 2008 सह.- 1864 - श्री अशोक कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को 
प्रशासनिक कारण से स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ ( अवकाश रक्षित), 
कार्यालय, निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .( 3) पद . - 15 / 2008 सह . - 1865 -श्री भुवनेश्वर प्रसाद मंडल, प्रबंध निदेशक , भागलपुर सेन्ट्रल 
कोओपरेटिव बैंक लि 0, भागलपुर की सेवा बैंक से वापस लेते हुए अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार 
ग्रहण की तिथि से उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल,भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री 
मंडल प्रबंध निदेशक ,भागलपुर सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय भागलपुर होगा । 


6 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2009 


सं ० 1 / रा.स्था (3)पद. - 15 / 2008 सह. - 1866— श्री नागेन्द्र प्रसाद , प्रबंध निदेशक , दी मोतिहारी सेन्ट्रल कोओपरेटिव 
बैंक लि 0 , मोतीहारी की सेवा बैंक से वापस लेते हुए अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि 
से उप निबंधक, सहयोग समितियाँ( न्यायिक ),बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री प्रसाद सचिव, बिहार 
सहकारी अधिकरण , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3 ) पद. - 15 / 2008 सह. - 1867 श्री मो.मोजिबुर्र रहमान , प्रबंध निदेशक , दी नालन्दा सेन्ट्रल 
कोओपरेटिव बैंक लि 0 , बिहारशरीफ की सेवा बैंक से वापस लेते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद . - 15 / 2008 सह.- 1868 — श्री अखिलेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, 
सासाराम को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि से विशेष 
पदाधिकारी ( उपभोक्ता), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा. स्था .(3) पद .- 15 / 2008 सह. - 1869 — श्री दीनानाथ मिश्र, प्रबंध निदेशक , दी रहिका सेन्ट्रल कोओपरेटिव 
बैंक लि 0, मधुबनी की सेवा बैंक से वापस लेते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास , 
सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
श्री मिश्र, प्रबंध निदेशक, दी रहिका सेन्ट्रल कोओपरेटिव लि 0, मधुबनी का प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

मधुबनी 
को सौंप देंगे । 

इनका मुख्यालय सासाराम होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद. - 15 / 2008 सह. - 1870— श्री विनोद , सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ( अ.र.),बिहार , पटना 
को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । श्री विनोद , प्रबंध निदेशक , दी मोतिहारी सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, मोतिहारी के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय मोतिहारी होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद. -15 / 2008 सह. -1871- श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को 
प्रशासनिक कारण से स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय सहरसा होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद . - 15 / 2008 सह. - 1872 - श्री बब्बन मिश्र , जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान को 
स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय लखीसराय होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद.- 15 / 2008 सह. - 1873 — श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंध निदेशक , दी नवादा सेन्ट्रल 
कोओपरेटिव बैंक लि 0, नवादा की सेवा उक्त बैंक से वापस लेते हुए वाह्य सेवा शर्त पर प्रतिनियुक्ति हेतु दी सीतामढ़ी 
सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक, सीतामढ़ी को सौंपी जाती है और इन्हें अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार 
ग्रहण की तिथि से प्रबंध निदेशक , दी सीतामढ़ी सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि ., सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता 


श्री 

ठाकुर प्रबंध निदेशक, दी नावादा सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक, लि 0, नवादा का प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
नवादा को सौंप देंगे । 

इनका मुख्यालय सीतामढी होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद . - 15 / 2008 सह.- 1874 — श्री अशोक कुमार रजक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया को 
स्थानान्तरित करते हुए उनकी सेवा वाह्य सेवा शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर दी नेशनल सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0 , 
बेतिया को सौंपी जाती है और इन्हें अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रबंध 
निदेशक , दी नेशनल सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय बेतिया होगा । 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2009 


7 


सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद. - 15 / 2008 सह. - 1875 — श्री सुरेश दास, प्रबंध निदेशक , दी नेशनल सेन्ट्रल कोओपरेटिव 
बैंक लि 0, बेतिया की सेवा उक्त बैंक से वापस लेते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री दास प्रबंध निदेशक , दी सीवान सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, सीवान के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय सीवान होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद .- 15 / 2008 सह. -1876— श्री संजय कुमार झा , सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, भभुआ 
अंचल, भभुआ को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , बेतिया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय बेतिया होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद . -15 / 2008 सह .- 1877— श्री मनोज कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को 
स्थानान्तरित करते हुए उनकी सेवा वाह्य सेवा शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर दी गोपालगंज सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, 
गोपालगंज को सौंपी जाती है और इन्हें अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रबंध 
निदेशक , दी गोपालगंज सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय गोपालगंज होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद. - 15 / 2008 सह. - 1878 — श्री पारस नाथ प्रसाद , जिला सहकारिता पदाधिकारी , पश्चिमी 
चम्पारण, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारित पदाधिकारी मधेपुरा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय मधेपुरा होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद . - 15 / 2008 सह. - 1879 — श्री विक्रम कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को 
स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारित पदाधिकारी गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय गया होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद.- 15 / 2008 सह. - 1880— श्री संजय कुमार, प्रबंध निदेशक , दी गोपालगंज सेन्ट्रल 
कोओपरेटिव बैंक लि 0, गोपालगंज की सेवा उक्त बैंक से वापस लेते हुए वाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति हेतु समेकित 
सहकारी विकास परियोजना, बिहार , पटना को सौंपी जाती है और इन्हें प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक अनुश्रवण 
पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी. कोषांग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

यह प्रतिनियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या -2893 दिनांक 16.09.2006 की कंडिका -2 के तहत मूल कोटि के 
चिन्हित गैर - सम्वर्गीय 

कुल 

पदों के विरुद्ध समायोजित माना जायगा । 
इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद. - 15 / 2008 सह. - 1881— श्री विकास कुमार बरियार, जन सम्पर्क पदाधिकारी, कार्यालय, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ ( खादी), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री बरियार सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ( अवकाश रक्षित ), कार्यालय, निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3) पद. -15 / 2008 सह.- 1882— श्री विकास रंजन प्रसाद, बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक 
प्रभाग ), जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ ( अवकाश रक्षित ), 
कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है | श्री प्रसाद को सहायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ( बुनकर), बिहार , पटना का अतिरिक्त प्रभार देने हेतु इनकी सेवा उद्योग विभाग, बिहार , पटना को सौंपी 


जाती है । 


इनका मुख्यालय पटना होगा । 


सं ० 1 / रा.स्था .(3) पद. - 15 / 2008 सह. - 1883 — श्री मनोज कुमार, प्रबंध निदेशक , दी सीतामढी सेन्ट्रल कोओपरेटिव 
बैंक लि ., सीतामढी की सेवा प्रशासनिक कारण से उक्त बैंक से वापस लेते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय दरभंगा होगा । 


8 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2009 


सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद. - 15 / 2008 सह. - 1884 – श्रीमती अंजली मेहता, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ( अवकाश 
रक्षित),कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्रीमती मेहता को सहायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ ( हस्तकरघा), बिहार , पटना का अतिरिक्त प्रभार देने हेतु सेवा उद्योग विभाग , बिहार, पटना को सौंपी जाती 
है । 

इनका मुख्यालय पटना होगा । 

सं ० 1 / रा.स्था.(3)पद. - 15 / 2008 सह. - 1885 — श्री शशि भूषण कुमार, प्रबंध निदेशक , दी सीवान सेन्ट्रल 
कोओपरेटिव बैंक लि 0 , सीवान की सेवा उक्त बैंक से वापस लेते हुए वाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति हेतु दी नालन्दा 
सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, बिहारशरीफ को सौंपी जाती है और उन्हें प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रबंध निदेशक , दी नालन्दा 
सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, बिहारशरीफ के पद पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय बिहारशरीफ होगा । 

सं ० 1 / रा स्था .(3)पद. - 15 / 2008 सह. - 1886— श्री प्रभाकर कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह- सहायक निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, कैमुर, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
इनका मुख्यालय भभुआ होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2009 


9 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) 


1 


शुद्धि - पत्र 

3 जुलाई 2009 
सं ० I / ए - 401 / 2008-1606 — विभागीय अधिसूचना सं0 437, दिनांक 9 मार्च 2009 की पहली कंडिका के क्रम 
सं 0 14 पर श्री नीलेश कुमार की मूल कोटि ( अवर निबंधक ) के पद पर नियुक्ति की तिथि ( कॉलम-3) दिनांक 10 जनवरी 
1996 के स्थान पर दिनांक 22 जनवरी 1996 तथा प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति की तिथि (कॉलम -4) 10 जनवरी 2008 के 
स्थान पर दिनांक 22 जनवरी 2008 पढा जाय । 
इस आशय तक विभागीय अधिसूचना सं 0 437 , दिनांक 9 मार्च 2009 संशोधित समझी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


श्रम संसाधन विभाग 


कार्यालय आदेश 

10 जून 2009 
सं ० 19 — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम -1948 की धारा 58 (1) के प्रावधानों के अर्न्तगत जिन चिकित्सालयों में 
बीमित व्यक्तियों की संख्या नगण्य होने के कारण बंद कर दिया गया है , वैसे स्थानों यथा सीतामढी, दरभंगा एवं 
डालमियानगर में बीमित व्यक्त्यिों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु बीमा चिकित्सा व्यवसायी पद्धति 
I.M.P को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । जिसके प्रयोजनार्थ समिति का गठन निम्न प्रकार 
किया जाता है । 

1. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार अध्यक्ष 
2. इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के एक सदस्य – सदस्य 
3. स्वास्थ्य विभाग के एक चिकित्सक 

सदस्य 
4. क्षेत्रीय निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य 
5. राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना – सदस्य 
6. उपनिदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना –सदस्य 
प्रस्ताव में माननीय मंत्री ( श्रम ) श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
नन्दजी राम , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


